PM 
MEMBER 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
15 मार्च, 2018 (ई० ) 


संख्या- 255 राँची, गुरुवार , 


राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


आदेश 


10 मार्च 2018 


संख्या - 03नि0 - 121 / 2015 रा0नि0आ0 343 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि 


नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से नगरपालिका निर्वाचन, 2013 के लिए जो स्तम्भ (3) में 
विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी झारखण्ड 
नगरपालिका अधिनियम , 2011 की धारा 577, 578 एवं 590 सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा 
तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई 
भी लेखा दाखिल करने / विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ; 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 15 मार्च, 2018 
और यतः उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा 
स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात् राज्य 
निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायोचित 
कारण नहीं है ; 

अतः अब राज्य निर्वाचन आयोग , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क , 77 एवं 78 सहपठित 
झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 की धारा 577 , 578 एवं 590 के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) 
में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को स्थानीय नगर निकाय / पंचायत निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने 
और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है । 


क्रमांक 


जिला 


निर्वाचन क्षेत्र 


नाम एवं पता 


कारण 


2 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


सरायकेला XXIII सरायकेला - खरसावाँ / डिम्पल लामाय, 
- खरसावाँ 

14 आदित्यपुर नगर परिषद् |( अध्यक्ष पद प्रत्याशी) 
(वर्ग- ख ) | वार्ड नं0 - 19, एफ0रोड, 

पो0 + थाना- आदित्यपुर 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् 

(वर्ग - ख)- 02 


चन्द्र शेखर साह , 
जमालपुर , गम्हरिया 


| निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / 


बसंत चौधरी , 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


14 आदित्यपुर नगर परिषद् । जमालपुर, बुरूडीह 


( वर्ग - ख )-02 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् 

( वर्ग - ख) - 03 


शारदा देवी, 
मोतीनगर , बड़ागम्हरिया 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / | कलावती शर्मा, 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
| दाखिल करने में असफल रहे । 


| मकान नं0 - 100, 


14 आदित्यपुर नगर परिषद् 

( वर्ग - ख) - 03 


| आदर्श नगर, बड़ा गम्हरिया 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 15 मार्च, 2018 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् 


सुनिता शर्मा , 
बलरामपुर , गम्हरिया 


|निर्वाचन व्ययों का लेखा 
| दाखिल करने में असफल रहे । 


( वर्ग - ख)- 04 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / | गया मनी गोराई , 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


गम्हरिया 


14 आदित्यपुर नगर परिषद् 

(वर्ग - ख)- 06 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / 


सुनिता हांसदा , 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


सीतारामपुर 


14 आदित्यपुर नगर परिषद् 

( वर्ग - ख)- 08 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
| दाखिल करने में असफल रहे । 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / | मनोज सिंह मुण्डा, 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र , 

आदित्यपुर 
(वर्ग - ख)- 09 


|निर्वाचन व्ययों का लेखा 
| दाखिल करने में असफल रहे । 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / राजकुमारी सिंह, 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् आदित्यपुर 

(वर्ग - ख) -12 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / मंजुश्री महतो, 

|निर्वाचन व्ययों का लेखा 

दाखिल करने में असफल रहे । 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् दिदली, सालडीह, आदित्यपुर 


(वर्ग - ख) -13 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् 

( वर्ग - ख )-13 


सुनिता वर्मा, 
दिंदली बस्ती , 
पो0 - थाना - आदित्यपुर 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


| निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / | कैलाश पाठक , 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् शान्तिनगर, आदित्यपुर 

(वर्ग - ख)- 15 


14 


XXIII सरायकेला- खरसावाँ / | नयन कुमार सिंह , 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् हरिओम नगर, 
( वर्ग - ख) - 15 रोड नं0 01, शान्तिनगर, 

आदित्यपुर 


| निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 15 मार्च, 2018 
XXIII सरायकेला - खरसावाँ / धर्मेन्द गोस्वामी, 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 

दाखिल करने में असफल रहे । 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् | आदित्यपुर 


( वर्ग - ख) -16 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / 


रामावती देवी, क्वाटर 
नं0 - W9/ 6, 


|निर्वाचन व्ययों का लेखा 
| दाखिल करने में असफल रहे । 


14 आदित्यपुर नगर परिषद् 


( वर्ग - ख) - 16 


नियर एम टाईप दुर्गापुजा 
मैदान 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / | रमेश कुमार, 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


आदित्यपुर 1 


14 आदित्यपुर नगर परिषद् 

(वर्ग - ख) -16 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


XXIII सरायकेला- खरसावाँ / | राजेश कुमार सिंह , रोड 

नं0- 12, सरकारी स्कूल के 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् 

| पास, आदित्यपुर 
( वर्ग- ख) -16 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


XXIII सरायकेला- खरसावाँ / | सुधा ठाकुर, क्वाटर 

नं0 - 128 / 2 / 2, हाउसिंग 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् 

कोलोनी , आदित्यपुर 
(वर्ग- ख)- 16 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / 


सौरव कुमार , 


|निर्वाचन व्ययों का लेखा 
| दाखिल करने में असफल रहे । 


14 आदित्यपुर नगर परिषद् 


| क्वाटर नं0 - 132 / 2 / 2, 

आदित्यपुर 1 


(वर्ग - ख) -16 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / हरिनंदन पांडे, 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् | आदित्यपुर -1, 

पोo + थाना - आदित्यपुर 
( वर्ग - ख)-16 
XXIII सरायकेला - खरसावाँ / कुमार विपिन विहारी , 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् आदित्यपुर 

(वर्ग- ख)-18 
XXIII सरायकेला- खरसावाँ / हसिना खातुन , 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् आदित्यपुर 

( वर्ग - ख ) -19 


| निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 15 मार्च, 2018 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / सरला देवी , 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् | आदित्यपुर 


|निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


( वर्ग - ख) -19 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / | रीना देवी , 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


आदित्यपुर 


14 आदित्यपुर नगर परिषद् 

(वर्ग - ख)- 20 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / मुन्नी देवी , 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् इच्छापुर, आदित्यपुर 

( वर्ग - ख)-21 
XXIII सरायकेला - खरसावाँ / मनोहर लोहार, 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् | आदित्यपुर 

( वर्ग - ख) -21 


2 > 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् 

(वर्ग - ख)- 22 


देवसागर गोप, 
आदित्यपुर 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
| दाखिल करने में असफल रहे । 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् 


लोगेन महतो , 
आदित्यपुर 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


(वर्ग - ख)- 22 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
| दाखिल करने में असफल रहे । 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / बिनोद करूवा, आदित्यपुर 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् 

( वर्ग - ख)- 24 
XXIII सरायकेला - खरसावाँ / गणेश मुखी, आदित्यपुर 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् 

( वर्ग- ख)- 24 
XXIII सरायकेला - खरसावाँ / | अशोक घोष, रायडीह , 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् आदित्यपूर 2 

(वर्ग - ख ) - 25 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
| दाखिल करने में असफल रहे । 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 15 मार्च, 2018 
XXIII सरायकेला - खरसावाँ / चुम्बरू कराई, 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 

दाखिल करने में असफल रहे । 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् रोड नं0- 32 , आदित्यपुर 2 

( वर्ग - ख) -25 
XXIII सरायकेला - खरसावाँ / सुरेन्द्र सिंह, 

निर्वाचन व्ययों का लेखा 

दाखिल करने में असफल रहे । 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् रायडीह, आदित्यपुर 2 

( वर्ग - ख) -25 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / 


उषा देवी , 


|निर्वाचन व्ययों का लेखा 
| दाखिल करने में असफल रहे । 


रोड नं0- 10, आदित्यपुर 2 


14 आदित्यपुर नगर परिषद् 

( वर्ग- ख)- 26 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / | पिंकी , 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् | क्वाटर नं0 - 289 / 2 / 4, 

आदित्यपुर 2 
(वर्ग - ख)- 26 


|निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / जिम्मी सिंह , 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् | कुटिया रोड नं0–12, 

(वर्ग - ख)- 28 आदित्यपुर 2 
XXIII सरायकेला - खरसावाँ / रीता देवी , 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् रोड - 12 , आदित्यपुर 2 

(वर्ग - ख)- 28 


38 


|निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


39 


| निर्वाचन व्ययों का लेखा 
| दाखिल करने में असफल रहे । 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / मनोज सिंह, ब्लॉक 

नं0 -74 / 1 / 1, 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् 

रोड नं0- 16, आदित्यपुर 2 
( वर्ग - ख)-29 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / मनोज सोय, 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् आदित्यपुर 

(वर्ग - ख)- 30 


XXIII सरायकेला- खरसावाँ / संजय कुमार शम्भुनाथ , 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् ब्लॉक नं0 - 319 / 2 / 3, 

( वर्ग - ख) - 31 | रोड नं0 - 25 , आदित्यपुर 2 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 15 मार्च, 2018 


XXIII सरायकेला - खरसावाँ / 


सीमा देवी , 


|निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


14 आदित्यपुर नगर परिषद् | टांसपोर्ट कोलोनी, 

( वर्ग - ख)- 31 | आदित्यपुर 2 
XXIII सरायकेला- खरसावाँ / | मेजारी हेम्ब्रम , 
14 आदित्यपुर नगर परिषद् आदित्यपुर 

( वर्ग - ख)-32 


निर्वाचन व्ययों का लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे । 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से , 


ह० / -( अस्पष्ट ), 

सचिव , 
राज्य निर्वाचन आयोग , 

झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 255 -- 50 


